Supplement - II 


सत्यमेव जयते 


GOVT.OS 


HARYANA 


Haryana Government Gazette 


Published by Authority 


© Govt. of Haryana 


No. 29-2019 ] 


CHANDIGARH , TUESDAY, JULY 16 , 2019 (ASADHA 25 , 1941 SAKA ) 

General Review 


1 . 


प्रशासनिक रिपोर्ट वित्तीय वर्ष 2017-18 
रोजगार विभाग हरियाणा की वित्तीय वर्ष 2017-18 की प्रशासनिक रिपोर्ट की समीक्षा 

दिनांक 28 जून, 2019 
क्रमांक प्रशा० रिपोर्ट ( 2017-18) /2019/1073. 

श्री पंकज , आई ० ए ० एस ० दिनांक 01.04.2017 से 23.08.2017 तक , डॉ ० यश गर्ग, आई ० ए ० एस ० दिनांक 31.08.2017 से 
02.11.2017 तक , श्री अशोक कुमार मीणा, आई ० ए ० एस ० दिनांक 03.11.2017 से 05.03.2018 तक तथा श्री टी ० एल ० 
सत्याप्रकाश, आई ० ए० एस ० दिनांक 12.03.2018 से 31.03.2018 तक रोजगार विभाग, हरियाणा में महानिदेशक / निदेशक 
के पद पर कार्यरत रहे । विभाग का प्रशासकीय नियन्त्रण श्री ए ० के ० सिंह, आई ० ए ० एस ०, प्रधान सचिव , हरियाणा सरकार के 
पास दिनांक 01.04.2017 से 17.04.2017 तक तथा श्री टी ० सी ० गुप्ता, आई ० ए० एस ०, प्रधान सचिव / अतिरिक्त मुख्य सचिव , 
हरियाणा सरकार के पास दिनांक 17.04.2017 से 31.03.2018 तक रहा । 
रोजगार विभाग, हरियाणा का 55 रोजगार कार्यालयों का नेटवर्क राज्य में बेरोजगार प्रार्थियों को रोजगार सहायता तथा 
सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के नियोजकों को उनकी मानव - शक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतू मदद कर रहा है, 
जिसका ब्यौरा निम्न प्रकार से है: 


- 


2 . 


- 


1 


1 


2 


4 


3 


राज्य रोजगार कार्यालय, हरियाणा 
मंडल रोजगार कार्यालय 
विश्वविद्यालय रोजगार सूचना एवं मार्गदर्शन केन्द्र 
जिला रोजगार कार्यालय 
उप – मंडल रोजगार कार्यालय 


3 


4 


16 


5 


31 


कुल योग 


55 


( 86 ) 


3 . 


( क ) 


4 . 


5 . 


6 . 


7 . 


SUPPLT . TO HARYANA GOVT. GAZ ., JULY 16, 2019 ( ASAR. 25 , 1941 SAKA) 87 
समीक्षा अवधि के दौरान : 

रोजगार कार्यालयों द्वारा रोजगार सहायता हेतू 1,01,577 प्रार्थियों के नाम पंजीकृत किये गये तथा 379 प्रार्थियों 

को विज्ञापित रिक्तियों के विरूद्ध रोजगार प्राप्त हुआ । 
( ख ) वर्ष 2017-18 में 83 रोजगार मेलों के माध्यम से 7,935 प्रार्थियों को समायोजित करवाया गया । 
( ग ) 454 दिव्यांग प्रार्थियों के नाम रोजगार के लिए ऑनलाईन पंजीकृत किये गये । 
दिनांक 31.03.2018 को रोजगार कार्यालयों के संजीव रजिस्टर पर 5,46,202 बेरोजगार प्रार्थी रोजगार सहायता की 
प्रतीक्षा कर रहे थे, जबकि दिनांक 31.03.2017 को यह संख्या 8,15,864 थी । विभाग की वैबसाईट की ऑनलाईन पोर्टल 
www.hrex.gov.in के सजीव रजिस्टर पर उपलब्ध पंजीकरण प्रविष्टियों के प्रमाणीकरण हेतु विभिन्न समाचार पत्रों में 
विज्ञापन के माध्यम से आवेदकों का आह्वान किया गया है कि व अपने सम्बन्धित रोजगार कार्यालय में विज्ञापन की 
तिथि से एक मास के अन्तर्गत दस्तावेज जमा करवा कर अपने पंजीकरण का सत्यापन करवाएं । इस प्राकर के विभाग 
के ऑनलाईन पोर्टल www.hrex.gov.in पर उपलब्ध आवेदकों के पंजीकरण सत्यापन के फलस्वरूप दिनांक 31.03.2018 
तक कुल परिशोधित पंजीकरण 5,46,202 रहे । 
वैतनिक नौकरियां कम होने के कारण विभाग ने नौकरी की प्रतीक्षा कर रहे प्रार्थियों को अपना कामधंधा शुरू करने के 
लिए प्रेरित करने का कार्य आरम्भ किया है तदानुसार रोजगार अधिकारी , बेरोजगार प्रार्थियों को अपना कामधंधा शुरू 
करने के लिए स्व - रोजगार के अवसरों बारे सूचना एवं मार्गदर्शन देते रहे हैं । उनके प्रयत्नों के फलस्वरूप वर्ष 2016-17 
में 13,573 व्यक्तियों की तुलना में वर्ष 2017-18 के दौरान 40,550 व्यक्तियों को स्वरोजगार के लिए मार्गदर्शन दिया 
गया । 
वर्ष 2017-18 के दौरान रोजगार कार्यालयों में स्थित व्यावसायिक मार्गदर्शन इकाईयों द्वारा 20,261 विद्यार्थियों तथा 
प्रार्थियों को व्यावसायिक सूचना प्रदान की गई । इन इकाईयों द्वारा इस वर्ष 2017-18 में व्यावसायिक मार्गदर्शन सप्ताह 
आयोजित किये गये ताकि अधिक से अधिक शिक्षित प्रार्थी व्यावसायिक योजना बारे उपयुक्त समय पर लाभ उठा सकें । 
इन सप्ताहों के दौरान 2,059 व्यावसायिक प्रवचन स्कूलों / कालेजों / औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में दिये गये, जिसके 
फलस्वरूप 40,550 व्यक्ति लाभान्वित हुए । 
रोजगार कार्यालय ( रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम -1959 के अन्तर्गत 76 सस्थापनाओं के रोजगार सम्बन्धी 
रिकार्ड का निरीक्षण रोजगार अधिकारियों द्वारा किया गया । निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर 05 संस्थापनाओं को भविष्य में 
अधिनियम की पूर्ण अनुपालना करने का परामर्श दिया गया तथा 71 संस्थापनाओं के रिकार्ड में कोई त्रुटि न होने के 
कारण रिपोर्ट्स फाईल कर दी गई । 
बेरोजगारी भत्ता स्कीम: 
सरकार द्वारा बेरोजगारी भत्ता से सम्बन्धित नई स्कीम शुरू करने का निर्णय लिया गया जिसका नाम शिक्षित बेरोजगारों 
के लिए बेरोजगारी भत्ता योजना 2005 है । पुरानी स्कीम 31.10.2005 से समाप्त हो गई है और नई स्कीम 01.11.2005 
से लागू की गई है । दिनांक 01.04.2009 से बेरोजगारी भत्ते की दरों में संशोधन कर दिया । सरकार द्वारा बेरोजगारी 
भत्ता की दरों में पुनः संशोधन कर दिया है जो दिनांक 01.11.2016 से निम्नानुसार लागू है: 
श्रेणी योग्यता 

दर प्रतिमास 

संशोधित दर 
( 01.11.2005) प्रतिामस 

दर प्रतिमास 

(01.04.2009) (01.11.2016 ) 
10 + 2 ( गैर विज्ञान) 

300 / 500 / 

900 / 
प्रार्थी स्नातक व समकक्ष ( गैर विज्ञान) 500 / 

750 / 

1,500 / 
10 + 2 (विज्ञान ) 

450 / 750 / 

900 / 
प्रार्थी स्नातक व समकक्ष (विज्ञान ) 

750 / 1,000 / 

1,500 / 
सभी योग्य 10 + 2 

450 / 900 / 

900 / 
महिला प्रार्थी 

750 / 1,500 / 

1,500 / 
सभी योग्य स्नातकोत्तर व समकक्ष 

750 / 1,500 / 

3,000 / 
प्रार्थी 
सक्षम युवा योजनाः 
माननीय मुख्यमंत्री जी के कर - कमलों से दिनांक 01.11.2016 को शिक्षित बेरोजगार स्तानकोत्तर प्रार्थियों के लिए 
" शिक्षित युवाओं के लिए भत्ता एवं मानदेय योजना -2016 " का शुभारम्भ किया गया है । इस योजना में 21 से 35 वर्ष 
की आयु के स्नातकोत्तर बेरोजगार 03 वर्ष तक लाभ उठा सकते हैं । तत्पश्चात इस योजना में दिनांक 01.04.2017 से 
विज्ञान, इंजीनियरिंग , बी ० ए ० गणित स्नातक प्रार्थियों व दिनांक 16.06.2017 से बीकॉम स्नातक प्रार्थियों को भी शामिल 
कर लिया गया है । योजना के तहत पात्र स्नातकोत्तर बेरोजगारों को 3,000 / -रूपये मासिक बेरोजगारी भत्ता एवं 
स्नातक बेरोजगारों को 1,500 / - रूपये मासिक भत्ता प्रदान किया जाता है तथा 100 घण्टे प्रतिमाह कार्य करने पर 


8 . 


| 


पुनः संशोधित 


पुरूष योग्य 


पुरूष योग्य 


स्नातक व समकक्ष 


9 . 


88 


SUPPLT . TO HARYANA GOVT . GAZ., JULY 16, 2019 ( ASAR. 25 , 1941 SAKA ) 
6,000 / - रूपये का मानदेय योजना के अन्तर्गत प्रदान किया जाता है । वित वर्ष 2017-18 में सक्षम योजना के 
अन्तर्गत 49,398 सक्षम युवाओं को लाभ प्रदान किया गया है तथा इस वित वर्ष के दौरान कुल 134.86 करोड़ रूपये का 
वितरण भत्ते व मानदेय के रूप में किया गया है । इस योजना के तहत सक्षम युवाओं को कौशल प्रशिक्षण भी दिया जा 
रहा है । 
मांग किये गए प्रार्थियों की कमी: कोई नहीं । 
विशेष श्रेणियों में प्रार्थियों की अधिकताः स्कूलों तथा कालेजों से निकले रोजगार मंडी में प्रवेश करने वाले 
अनुभवहीन / अकुशल प्रार्थी, चालक , स्टैनो, टाईपिस्ट ( हिन्दी व अंग्रेजी), सफाई कर्मचारी तथा अकुशल कामगारों की 
उनकी मांग की तुलना में अधिकता रही । 


10 . 


11 . 


टी ० सी ० गुप्ता, 


अतिरिक्त मुख्य सचिव , हरियाणा सरकार , 

रोजगार विभाग । 


दिनांक 18/3/19 


REVIEW ANNUAL ADMINISTRATIVE REPORT OF THE EMPLOYMENT DEPARTMENT HARYANA 

FOR THE FINANCIAL YEAR 2017-18 . 


The 28th June, 2019 


1 . 


No. Admn.Report ( 2017-18 )/2019/1073. 

Sh . Pankaj , IAS , remained as Director of Employment, Haryana from 01.04.2017 to 23.08.2017 , Dr. Yash Garg , 
IAS from 31.08.2017 to 02.11.2017 , Sh. Ashok Kumar Meena, IAS from 03.11.2017 to 05.03.2018 and 
Sh . T. L. Satyaprakash , IAS from 12.03.2018 to 31.03.2018 . The Department remained under the 
Administrative control of Sh . A.K. Singh , IAS , Principal Secretary to Govt. of Haryana from 01.04.2017 to 
17.04.2017 and Sh . T.C.Gupta , IAS, Principal Secretary / Additional Chief Secretary to Govt. of Haryana from 
17.04.2017 to 31.03.2018 . 


2 . 


The Department of Employment, Haryana has a network of 55 Employment Exchanges which assist job 
seekers in securing jobs and to help employers in public and private sectors in meeting their manpower 
requirements, as detailed below : 


4 


( 1 ) 
( 2 ) 
( 3 ) 
( 4 ) 


3 


State Employment Exchange 
Divisional Employment Exchange 
University Employment Information & Guidance Bureaux 
District Employment Exchanges 
Sub -Divisional Employment Exchanges 

Total 


16 


( 5 ) 


31 


55 


3 . 


4 . 


१ 


During the 

year under report: 
( a ) The Employment Exchanges registered 1,01,577 applicants for employment assistance and placed 379 

persons in employment against notified vacancies . 
( b ) 7,935 applicants were placed in Private Sector through 83 Job Fairs during year 2017-18 . 
( c ) 454 Physically challenged applicants were registered online for employment. 
5,46,202 job seekers were registered on the Live Register of the Employment Exchanges as on 31.03.2018 as 
compared to 8,15,864 applicants at the end of 31.03.2017 . Live Register on www.hrex.gov.in portal was 
authenticated by publishing an advertisement in newspapers appealing the applicants to get their registration 
verified by submitting the credentials in concerned employment exchange within one month failing which 
would result in rejecting their registration , thereby cleaning up of the entries in Live Register resulting to an 
authenticated Live Register data of 5,46,202 . 
Due to shortage of paid jobs, the Department has taken the task of persuading the job seekers for 
self -employment and accordingly , the Employment Officers provided information in respect of 
self-employment avenues and guidance to unemploymed applicants in order to help them to set up their own 
enterprises. As a result of their efforts , 40,550 applicants were guided for adopting self employment during the 
year 2017-18 as compared to 13,573 applicants in 2016-17 . 


5 . 


6 . 


7 . 


8 . 


SUPPLT. TO HARYANA GOVT . GAZ., JULY 16 , 2019 (ASAR . 25 , 1941 SAKA ) 

89 
The Vocational Guidance Unit of the Employment Exchanges disseminated occupational information to 
20,261 students and applicants during the year 2017-18 . In order to have the maximum coverage of the 
educated persons at the appropriate stage in their career planning, these units in the State organized Career 
Weeks in the year 2017-18 . During these weeks , 2,059 Career talks were delivered in Schools Colleges / 
Industrial Training Institutes and 40,550 persons took the benefit of these talks. 
The Officers of Department inspected the Employment Records of 76 Establishments in Private Sector for 
proper enforcement of the provisions of the Employment Exchanges (Compulsory Notification of Vacancies ) 
Act , 1959. 05 Establishments were advised for compliance of the Act, 1959 in future and Inspection Reports 
of 71 establishments were filed as no deficiency was observed in their record . 
Unemployment Allowance Scheme: 
The Government launched a new unemployment allowance scheme w.e.f 1st November , 2005 known as The 
Unemployment Allowance for Educated Unemployed Scheme 2005. The old scheme stand terminated on 
31st October , 2005. The Government has revised the rates of Unemployment Allowances w.e.f. 01.04.2009 
and then again w.e.f. 01.11.2016 . The Rates of Unemployment Allowances are detailed below : 
Category Qualification 

Rate per 

month Revised rate Revised rate 

(01-11-2005 ) (01-04-2009 ) (01-11-2016 ) 
Male 10 + 2 (without Science ) 

300 / 500 / - 

900 / - 
Eligible 
Applicants Graduate or equivalent 

500 / - 

750 / 

1,500 / 
(without Science ) 
Male 10 + 2 (with Science ) 

450 / – 750 / - 

900 / - 
Eligible 
Applicants Graduate or equivalent 

750 / 1,000 / 

1,500 / 
(with Science ) 
All Female 10 + 2 (including Science ) 

450 / 900 / - 

900 / - 
Eligible 
Applicants Graduate or equivalent 

750 / - 1,500 / 

1,500 / 
( including Science ) 
All Eligible Post Graduates or 

750 / - 1,500 / 

3,000 / 
Applicants Equivalent 


9 . 


Saksham Yuva Scheme: 
" Haryana Educated Youth Allowance and Honorarium Scheme- 2016 " , which is popularly known as " Saksham 
Yuva Scheme" , was launched by Haryana Government on November 01 , 2016 for eligible educated 
unemployed post graduate youth of the State . Later on Science, Engineering, B.A. with Mathematics and 
B.Com Graduates were included in this scheme . Under the scheme applicants having age from 21 to 35 years 
can avail the benefits under this scheme. Under the scheme, a payment of Rs. 3,000 /- per month for eligible 
post graduate and Rs. 1,500/- for eligible graduate applicants is made on account of unemployment allowance. 
An honorarium of Rs . 6,000 /- per month in lieu of the 100 hours of work is offered to the eligible Post 
Graduates /Graduates under the scheme. During fiscal year 2017-18, total 49,398 Saksham Yuva availed the 
benefits of the scheme. An Amount of Rs. 134.86 crore was disbursed in the form of unemployment allowance 
and honorarium in the said period . Skill Training is also being provided to Saksham Yuva under the scheme. 
Shortage in supplying candidates demanded : None 
Excess candidates in particular categories : Fresh School/ College leavers , un -experienced /untrained 
applicants , Drivers , Steno , Typists Hind / English , Sweepers and Unskilled workers were surplus as compared 
to their demand in the State during the period . 


10 . 


11 . 


T. C. GUPTA , 
Additional Chief Secretary to Government Haryana , 

Employment Department. 


Dated : 18/3/19 


57161 - C.S. - H.G.P ., Chd. 


